निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 360 ) 


16 वैशाख 1935 ( श ) 
पटना , सोमवार , 6 मई 2013 


गृह ( आरक्षी) विभाग 


अधिसूचनाएं 

29 अप्रील 2013 
सं0 - 2 / पी1 - 10 -14 / 12 गृ0आ0 - 3210 — दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा - 2 की उप - धारा (ध) में 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार , एतद् द्वारा “ आतंकवाद निरोधक दस्ता थाना” का सृजन , 
अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से करती है । इसका अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा । यह थाना वैसे 
मामलों का अनुसंधान करेगा जो " आतंकवाद निरोधक दस्ता द्वारा ग्रहण किये जायेंगे । इस थाना का प्रभारी पुलिस 
उपाधीक्षक पंक्ति के पदाधिकारी होंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

महाशंकर मिश्र , 

सरकार के विशेष सचिव । 
The 29th April 2013 
No. 2/P1 - 10 - 14 / 12 H .(P )- 3210 — In exercise of the powers conferred by sub -Section 
( S) of Section-2 of the Code of Criminal Procedure , 1973, the State Government, hereby , 
creates " Anti Terrorist Squad Police Station," with effect from the date of Publication of 
this notification . It s jurisdiction shall be the whole of the State of Bihar . This Police Station 


shall investigate those cases which will be taken over by the " Anti Terrorist Squad " The 


बिहार गजट ( असाधारण), 6 मई 2013 


incharge of this Police Station shall be officer of the rank of Deputy Superintendent of 


Police. 


By order of the Governor of Bihar , 

MAHASHANKAR MISHRA , 
Special Secretary to Government. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 360-571+ 10-डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette. bih. nic.in 


